REGISTERED No . D . 21 


The Gazette 


of 


India 


4440 mg 


EXTRAORDINARY 

PART HSootlon 1 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


No 134) 


NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1963 /BRAVANA 29, 1884 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


RESOLUTION 


TARIFFS 


New Delhi, the 20th August, 1962 
No. 4 ( 1 ) - T . R . / 62 .- The Tariff Commission has submitted Its Report on the 
Review of protection to the Antimony Industry on the basis of recommendation 
(3 ) accepted in Government of India , Ministry of Commerce and Industry Resolu 
tion No. 4 ( 1 ) - T. R ./ 58 , dated the 27th October, 1958. Its recommendation 19 : 
The existing rates of protective duty , namely, 25 per cent ad valorem on 

crude antimony and 41 per cent ad valorem or Rs, 88 . 60 per quintal, 
whichever is higher, on antimony metal should be continued for the 
remaining period of protection granted to the industry , t.e. till 31st 
December, 1963. 


2. Government accept this recommendation . As the Tariff Commission has not 
recommended any change either in the existing ad valorem duty or in the existing 
period of protection , no legislation will be undertaken in Parliament. 


3. The Tarltt Commission has also observed that Star Metal Refinery Limited 
has improved Its Anancial position and if the progress recorded during the last 
three years is maintained in future , the company may hope to improve further 
and stabilise its finances . The attention of the Star Metal Refinery Private Limited 
Bombay , is invited to this observation , 


ORDER 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and 
that it be publebed in the Gazette of India . 


B . N . ADARKAR , Joint Secy . 


( 1145 ) 


II46 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. I ] 


वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय 


संकल्प 


प्रभारावलि 

नई दिल्ली, तारीख 20 अगस्त 1962 
सं० 4 ( 1 ) - प्र० प्र० / 62 - --भारत सरकार , वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प सं० 4 
( 1 ) - प्र० प्र०/ 58, तारीख 27 अक्तूबर , 1958 में स्वीकृत सिफारिश ( 3 ) के आधार पर प्रभा 
रावलि आयोग ने सुरमा उद्योग संरक्षी का पुनर्विलोकन करके उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
कर दिया है । आयोग की सिफारिश इस प्रकार है : - - 

उद्योग की अनुदत संरक्षा की शेष अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर, 196 3 तक संरक्षा 
शुल्क की वर्तमान दरें, अर्थात् अपरिष्कृत सुरमे पर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार और सुरमा 
धातु पर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार या 88 रु० 60 न० पै० प्रति क्विन्टल, इनमें से जो 
भी अधिक हो वह, जारी रखी जानी चाहिएं । 

2 . सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करती है । चूंकि प्रभारावलि आयोग ने वर्तमान 
मूल्यानुसार शुल्क में और संरक्षा की वर्तमान अवधि में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है 
मतः संसद में कोई विधान प्रस्तुत नहीं किया जाएगा । 

3 . प्रभारावलि आयोग ने यह विचार भी प्रगट किया है कि स्टार मैटल रिफाइनरी लि . 
ने अपनी विसीय स्थिति सुधार ली है और यदि कम्पनी की गत तीन वर्षों में हुई प्रगति भविष्य 
में भी जारी रही तो पाशा की जा सकती है कि कम्पनी मोर प्रगति करेगी सथा उसकी वित्तीय 
स्थिति सुदृष्ट हो जाएगी । स्टार मैटल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई का ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया जाता है । 

मादेश 
मादेश दिया गया कि इस संकल्प की एक -एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/ संस्थानों 
को भेजी जाए तथा इसे भारत के गजट में प्रकाशित कराया जाए । 

बी० एन० पदारफर, 
संयुक्त सचिव , भारत सरकार । 


PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . 
NEW DELHI AND PUBLIBHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1962 


